रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


ETRIGGER 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 22 , 2017 / श्रावण 31 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 22 , 2017 /SRAVANA 31, 1939 


सं . 2387 ] 
No . 2387 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अगस्त, 2017 
का . आ . 2725 ( अ). - केद्रीय सरकार राष्ट्रीय अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क खण्ड (क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन एच 
965 G के निर्माण (चौडा करने दो / चार लेन का बनाने आदि ) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त 
अनुसूची के स्तंभ (4 ) (5) ( 6) और स्तंभ ( 7) में क्रमष: उल्लेखित जिला, तालुकों, पुलिस थानों और गाँवों से 
संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंधमें इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है । 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 G कि . मी . 22 / 175 से कि . मी . 44 / 700 पर भूमि अर्जन । 
क्र . स . सक्षम अधिकारी 

भूखण्ड 

जिला तालुका पुलिस थाना गाँव का नाम 
उपविभागीय . कि . मी . 22 / 175 से सांगली जत जत सिंघानहाली 
अधिकारी जत कि . मी . 44 / 700 

शेगांव 
अचाकनाली 
बाहि बाजू और 
रेवनाल दाहिनी 

बाजू 
चिपाली 

जत 
[ फा . सं . 12037/ 46/2017- एमएएच ( पी -6)] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
5207 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd August, 2017 


S .O . 2725 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 3 of the National Highways 
Act , 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2 ) of the 
Schedule annexed here to , as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said 
Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette , in respect of the stretch of 
land specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Schedule relating to districts , taluk , police 
station and villages mentioned in column (4 ) , (5 ), (6 ) and ( 7 ) respectively of the said Schedule for building 
(widening Two/ four lanning , etc .) , maintenance, management and operation of the National Highway 
No . NH 965 G in District Sangali in the State of Maharashtra . 


SCHEDULE 


Acquisition of land respect of National Highway NH 965 G from Km . 22 / 175 to Km . 44 /700 in the state of 

Maharashtra 


Sr. No . 


Competent Authority 


Stretch of land 


District 


Police Station 


Name of Village 


Taluka 

5 


Sub - Divisional Officer , 

Jath 


Km 22 / 175 
to Km 44 /700 


Sangali 


Jath 


Jath 


Singhanhali 

Shegaon 
Achacknali Left 
Side and Revnal 
Right Side 

Chipali 
Jath S . H 


[ F . No. 12037 /46 / 2017 -MAH (P -6 )] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017.08. 24 19 :38:59 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


